रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 27 , 2019 / आश्विन 5 , 1941 
NEW DELHI , FRIDAY, SEPTEMBER 27 , 2019/ ASVINA 5 , 1941 


सं . 343 ] 
No. 343 ] 


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2019 

( 2019 का 3) 
सं . 116 -6 / 2017 - एनएसएल - II (वॉल्यूम III ). भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 (1997 का 24 ) 
की धारा 11 की उप - धारा (1 ) के खंड ( ख ) के उप - खंड ( प ), ( पपप) तथा ( अ ) के साथ पठित धारा 36 की उप - धारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , एतद्द्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी 
( सातवां संशोधन ) विनियम, 2018 ( 2018 का 9) में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: 
1 . दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी ( सातवां संशोधन) विनियम , 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप - विनियम ( 2) 

को निम्नलिखित उप - विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
"(2) ये विनियम 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे । " 

एस. के. गुप्ता, सचिव 
[ विज्ञापन - III/ 4/ असा./230/ 19 ] 


टिप्पणी : व्याख्यात्मक ज्ञापन इस अधिसूचना के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है । 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 
1 . भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम , 2009 ( 2009 का 8) के मूल 

विनियमों के लिए 13 दिसम्बर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ( सातवां संशोधन ) विनियम, 2018 ( 2018 का 9 ) 

जारी किया गया था । 
2 . दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की तैयारियों को देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 

12.06. 2019 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ( सातवां संशोधन ) विनियम, 2018 को लागू करने की 
समयम – सीमा को 13 जून , 2019 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 किया गया था । 


5057 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


3. इसके अतिरिक्त, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ( सातवां संशोधन ) विनियम , 2018 के तहत शामिल प्रक्रियाओं की स्वीकृति 

परीक्षण के कार्य को पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपेक्षित 
अतिरिक्त समय और तैयारियों के दृष्टिगत , प्राधिकरण ने इन विनियमों को लागू करने की समय - सीमा को 30 सितंबर, 2019 

coche 11 Hay, 2019 fyn 
4 . 3771:, CPHER HCC trop tafeld (HIST PHYTTET ) ff 4 , 2018 ( 2018 T 9) À fafya 1 BY - Aafya (2 ) 

में संशोधन किया गया है । 


TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th September, 2019 


(3 of 2019 ) 


No. 116 -6 /2017 -NSL - II /( Vol.III) — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 36 , read 
with sub -clauses (i), ( iii ) and (v ) of clause (b ) of sub -section ( 1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of 
India Act, 1997 ( 24 of 1997 ), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following amendment to the 
Telecommunication Mobile Number Portability ( Seventh Amendment) Regulations , 2018 (9 of 2018 ), namely : 


1 . For sub -regulation ( 2) of regulation 1 of the Telecommunication Mobile Number Portability ( Seventh Amendment) 
Regulations, 2018 ( 9 of 2018), the following sub -regulation shall be substituted namely: - 


“ ( 2) These regulations shall come into force from the 11th November 2019” . 


S. K . GUPTA , Secy. 
[ADVT.- III/4 /Exty ./230 / 19 ] 


Note : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the notification . 


Explanatory Memorandum 
On 13th December 2018 , TRAI had issued the Telecommunication Mobile Number Portability ( Seventh 
Amendment) Regulations, 2018 ( 9 of 2018 ), to the principal regulations of Telecommunication Mobile Number 
Portability (MNP) Regulations 2009 ( 8 of 2009). 
Considering the preparedness of Telecom Service Providers and Mobile Number Portability Service providers, 
the timeline for implementation of Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) 
Regulations, 2018 , was extended from 13th June 2019 to 30th September 2019 vide Notification dated 12 .06 . 2019 . 
Further based on the preparedness and additional time required by the Telecom Service Providers and Mobile 
Number Portability Service Providers to accomplish Acceptance Testing of the processes envisaged under 
Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 , the Authority has 
decided to extend the time for implementation of these regulations from 30th September 2019 to 11th November, 
2019. 


Therefore, sub -regulation (2 ) of regulation 1 of the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh 
Amendment) Regulations, 2018 (9 of 2018 ) has been amended . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.09. 28 
16 :55 :16 + 05 30 


